7 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ .. SEPT.9, 1969 ( BHDR. 18 , 1891 SAKA) 


615 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 29 अगस्त , 1969 


क्रमांक 4352-11-6921435.--- श्री लहरी सिंह पुत्र श्री उदे राम, गांव लाडपुर तहसील झझर जिला 
रोहतक की मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणः के रज्यपाल पूर्वो पंजाब जंगी जागीर अधिनियम 1948 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सह आदेश देते है कि था लहरी मिद की मुबलिक 100 रुपए की जागीर जो कि उमे 
हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमाक 3723-र (IV ) -673283 दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के द्वारा मंजुर की 
गई थी , अब श्रीमति हर देई विधवा श्री लहरी सिंह के नाम खरीफ 1968 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का 
प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा । 

क्रमाक 4328-र III - 69 21441.-- श्री खेम सिंह पुत्र श्री बसावा सिंह निवासः रायवाली, तहमील नारायणगढ़, 
जिला अम्बाला की मृत्यु हो जाने के फलस्वरुप हरियणा । राल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम 1948 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष अदेश देते है कि खेम सिंह को मुबलिक 100 रुपए की 
जागीर जो कि उसे संयुक्त पंजाब सरकार को प्रधिसून कक 712 ? जे ० एन ० [[ -56/11522 दिनांक 13 जून , 
1966 के द्वारा मंजूर की गई थी . अब श्रीपति मान देवो विधवा श्री म सिंह के नाम रबी 1969 से मंजूर की 
जाती है । इन अधिकारों का उपयोग सनद में दो गई शतों के प्रधान रहते हुए किया जावेगा । 


दिनांक 1 सितम्बर , 1969 


क्रमांक 4720 -र [[[ -69/21660.-- श्री बदलू सिंह , पुत्र हरफूल, निवासी गांव सिसाना, तहसील व जिला रोहतक की मृत्यु 
के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
सहर्ष आदेश देते है कि श्री बदलू सिंह की मुबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2182 - III 
-68/4544 दिनांक, 2 दिसम्बर , 1968 को द्वारा मंजूर हुई थी , अब श्रीमती महाकौर विधवा श्री बदलू सिंह के नाम रबी 1968 से मंजूर 
की जाती है इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा । 


- 


क्रमांक 2584-7 11-69/ 21666 – पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) और 3 
1 ए ) के अनुसार सौंपें गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल 100 रुपये ) की वार्षिक युद्ध जागीर 
निम्नलिखित लोगों को मनद में दी गई शतों के अनसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


-- 


करनाल 


श्री राम चन्द्र , पुत्र सरधा राम 


अंवला 


करनाल 


2 


करनाल 


श्रीति लाजवती.विधवा श्री माम चन्द 


शाहबाद मारकंडा थानेसर 


यह अनदान खरीफ़ 1965 से लाग होंगे । 


क्रमांक 3397 -र III - 69: 21671.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) और 
3 ( 1 ए ) के अनुसार सोंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध जागीर 
निम्नलिखित लोगों को सामने दी गई फसल से संनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


क्रम 
संख्या 


तहसील 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


1 महेन्द्रगढ़ 


श्री नन्द लाल , पुत्र दीप चन्द 


महला नाला पुर नारनौल 
नारनौल 


खरीफ , 1965 


2 महेन्द्रगढ़ 


श्री घीसा राम , पुव बीजा राम 


छीलरू 


रबी , 1965 


3 महेन्द्रगढ़ 


श्री 


कुन्दन सिंह , पूर्व टाकरसी 


नांगल कालिया 


खरीफ, 1965 


- 


4 महेन्द्रगढ़ 


श्री राम नारायण, पुर्व जाहर 


रिवासा 


महेन्द्रगढ़ 


रबी , 


1965 


